सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


3 चैत्र , 1944 ( श ० ) 


संख्या 


122 राँची , गुरूवार , 


24 मार्च , 2022 ( ई ० ) 


> 


कार्मिक , प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग । 


अधिसूचना 
15 मार्च , 2022 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1638 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री रमाकान्त मिश्रा , अपर 
न्यायायुक्त , राँची को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवघर के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1639 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री संजय कुमार सिंह कुमार सिंह 
नं०-1 , जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश - सह - पीठासीन पदाधिकारी , वाणिज्यिक न्यायालय , जमशेदपुर को 
अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दुमका के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित 
किया जाता है | 


2 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरुवार , 24 मार्च , 2022 
संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1640 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री राजीव आनन्द , जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश - सह - पीठासीन पदाधिकारी , वाणिज्यिक न्यायालय , धनबाद को अगले आदेश तक 
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , लातेहार के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


> 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1641 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री सुभाष , जिला एवं अपर सत्र 
न्यायाधीश , गुमला को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , लोहरदगा के पद पर 
नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1642 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री सैयद सलीम फातमी , जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश , रामगढ़ को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , 

कोडरमा 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1643 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री अमितेश लाल , जिला एवं 
अपर सत्र न्यायाधीश , साहेबगंज को अगले आदेश तक प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जमशेदपुर 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1644 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव , 
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जमशेदपुर को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम 
न्यायालय , धनबाद के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा सेवा श्रम , नियोजन एवं 
प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1645 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री अनुज कुमार नंबर -1 , जिला 

, 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश , देवघर को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , बोकारो 
के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा सेवा श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को 
सौंपी जाती है । 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1646 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री अरविन्द कुमार नंबर -1 , 
अपर प्रधान न्यायाधीश , अतिरिक्त कुटुम्ब न्यायालय , गिरिडीह को अगले आदेश तक पीठासीन 
पदाधिकारी , श्रम न्यायालय , देवघर के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा सेवा 
श्रम , नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग को सौंपी जाती है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) गुरूवार , 24 मार्च , 2022 


> 


3 


संख्या -13 / स्था ० पदस्थापन -01 / 2013 का०-1647 -- झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के 
आलोक में , प्रधान जिला न्यायाधीश कोटि में प्रोन्नति के फलस्वरूप , श्री अजित कुमार सिंह , जिला 
एवं अपर सत्र न्यायाधीश , सरायकेला को अगले आदेश तक पीठासीन पदाधिकारी , झारखण्ड वक्फ 
न्यायाधिकरण , राँची के पद पर नियुक्त एवं पदस्थापित करने हेतु उनकी सेवा अनुसूचित जनजाति , 
अनुसूचित जाति , अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग को सौंपी जाती है । 


1 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


ओम प्रकाश साह , 
सरकार के संयुक्त सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 122 -- 50 


